- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- - - - 


रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


NO D . L. - 33004/99 


GENIA 


AR 


GOVEHEN 


U 


- 


- - 
MENT OF 


- 
0 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - ठप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 553 ] 
No. 553 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , नवम्बर 5, 1999/ कार्तिक 14, 1921 
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 5, 1999/ KARTIKA 14, 1921 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 नवम्बर , 1999 
सा. का. मि. 756 ( अ ). - रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 ( 1957 का 23 ) के खंड 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र 
सरकार, रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 को आगे संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--- 

1. ( 1 ) इन नियमों को रेल सुरक्षा बल ( संशोधन ) नियम, 1999 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 में नियम 42 .4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् :-- 
" 42. 4 
जब कभी भी बल को रेलवे स्टेशनों पर से अथवा रेलवे परिसर में से अधिक्रमण अथवा अप्राधिकृत अधिभोगों को हटाने के लिए बुलाया 
जाए, तब बल का यह कर्तव्य होगा कि वह सहायता मांग रहे प्राधिकारी को , यथा आवश्यक , निम्नलिखित प्रतिबंधों के अध्यधीन ऐसी 
सहायता प्रदान करें : 
( क ) बल को रेलवे क्वार्टरों से रेलवे कर्मचारियों को अथवा रेलवे की इमारतों से श्रमिक संघों को निष्कासित करने के लिए नहीं बुलाया 

जाएगा । न ही बल को रेलवे क्वार्टरों, रेलवे स्टेशनों, रेलवे की इमारतों या रेलवे परिसर से किसी सरकारी अथवा अर्ध- सरकारी 

अभिकरण को हटाने के लिए बुलाया जाएगा । 
( ख ) सहायता के लिए अधियाचन रेलवे अधिकारी, जो सहायक अधिकारी के पद से नीचे न हो , द्वारा पोस्ट कमांडर को लिखित में दी 

जाएगी । 
( ग ) सहायता मांगने वाले रेलवे अधिकारी को सहयोग प्रदान करते समय पोस्ट कमांडर, निदेशों द्वारा विहित उचित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा । " 

[ फा . सं. 99/सिक. ( स्पे . )/6/ 4 ] 

Enims ) 

सचिव 


3288 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II— Sec. 3 (1) ] 


. 


fequit : - fay7T 

RTI 74111 * 12 - 1987 I. $ . f . 951 ( 31 ) at fra T INT TEK 
निम्नलिखित सा . का . नि. द्वारा संशोधित किए गए थे: 
# W . 7. f . 

दिनांक 
1. 374 

24 - 07 -92 
2. 574 

07 - 11 - 94 
3. 164 

20 - 03 - 95 
39 ( 37 ) 

12 -01- 96 
5 . 45 

17 - 01 - 96 
6 . 45 ( 37 ) 

29 - 01 - 97 
7 . 151 ( 87) 

11- 03- 97 
8 . 229 

15 - 07 - 99 
MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd November, 1999 
G . S . R . 756 ( E ).- In exercise of powers conferred by section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957 (23 
of 1957 ), thc Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Protection Force Rules , 
1987, namely : 
1. ( 1) These rules may be called the Railway Protection Force (Amendment) Rules, 1999 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Railway Protection Force Rules, 1987, for rule 42 .4, the following rule shall be substituted , namely: 
" 42 .4 
Whenever the Force is called upon to help remove encroachments and unauthorized occupations either on railway 
stations or in the railway premises, it shall be the duty of the Force to render such help as is necessary , to the 
authority seeking help subject to the following restrictions : 
(a ) The Force shall not be called upon to help evict railway employees from railway quarters or trade union 

from railway buildings. Nor shall the Force be called upon to help evict any Government or semi-Government 

agency from railway quarters, railway stations, railway buildings or railway premises . 
(b ) The requisition for help shall be made in writing to the Post Commander by Railway Officer not below the 

rank of an Assistant Officer . 
(c) The Post Commander, while rendering assistance to the Railway Officer rcquisitioning assistance , shall 
follow such procedure asmay be prescribed by the Directives." 

( F . No. 99 /$ cc ( Spl)/6 /4 ] 


Secy. 
Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India ; Extraordinary vide GSR No . 951(E ) dated 

3 -12 -1987 and subsequently amended vide GSRs given below :- - 
Sl. No . GSR No. 

Date 
374 

24 -07-92 
574 

07- 11 -94 
164 

20 - 03 - 95 
39 (E ) 

12 - 01 -96 
45 

17 - 01 - 96 
45 ( E ) 

29 -01- 97 
151 (E ) 

11 -03 - 97 
15 -07-99 


229 


I rinted by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


